निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


NOW 

सत्यमेव जयते 

बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

12 वैशाख 1944 ( श 0 ) 
पटना , सोमवार , 2 मई 2022 

( सं ० पटना 251 ) 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

अधिसूचना 
29 अप्रील 2022 

सं ० 08 / नियम संशोधन 
संशोधन 
सं0-375 ( 8 ) / रा 0 दिनांक- 24.03.2022 

( दाखिल - खारिज ) - 07-10 / 2021-466 ( 8 ) / रा0- विभागीय अधिसूचना 
द्वारा बिहार भूमि दाखिल - खारिज अधिनियम , 2011 ( बिहार अधिनियम 
23 , 2011 ) की धारा 2 की उप धारा - ( 6 ) में निहित प्रावधान के अधीन राजस्व अधिकारी ( Revenue Officer ) को 
अंचल स्तर पर प्राप्त भूमि दाखिल - खारिज याचिकाओं के निष्पादन हेतु , सरकार द्वारा समय - समय पर विनिश्चित 
मामलों में अगले आदेश तक अंचल अधिकारी की शक्ति प्रदत्त की गई है । 

2. उक्त अधिसूचना को सम्य्क रूप से लागू करने के लिए निम्नांकित निर्णय संसूचित किये जाते है : 
दाखिल - खारिज हेतु सभी आवेदन / याचिकाएँ पूर्व की तरह संबंधित अंचल अधिकारी के 
समक्ष दायर किये जायेंगे । 

( i ) 

( ii ) 

अंचल अधिकारी द्वारा संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्रपत्र - XIII में जाँच हेतु 
आवेदन / याचिका अग्रसारित किया जायेगा । 

( iii ) 

राजस्व कर्मचारी प्रपत्र - XIII में मंतव्य सहित जाँच प्रतिवेदन अंकित कर वाद राजस्व 
अधिकारी को निर्णयार्थ अग्रसारित करेंगे । 

( iv ) 

राजस्व अधिकारी , राजस्व कर्मचारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य अंकित करते हुए 
वाद को अंचल अधिकारी को निर्णयार्थ अग्रसारित करेंगे । 

( v ) 

विषम संख्या ( Odd Number ) वाले हल्का के लिए भूमि दाखिल - खारिज हेतु सक्षम 
प्राधिकार अंचल अधिकारी होंगे तथा इन हल्का का आम सूचना / खास सूचना / सुनवाई / 
दाखिल - खारिज आदेश / शुद्धि - पत्र , इत्यादि सभी अनुषंगी कार्रवाई अंचल अधिकारी के स्तर 
से किया जायेगा । 

( vi ) सम संख्या ( Even Number ) वाले हल्का के लिए भूमि दाखिल - खारिज हेतु सक्षम 
प्राधिकार राजस्व अधिकारी होंगे तथा इन हल्का का आम सूचना / खास सूचना / सुनवाई / 
दाखिल - खारिज आदेश / शुद्धि - पत्र , इत्यादि सभी अनुषंगी कार्रवाई राजस्व अधिकारी के स्तर 
से किया जायेगा । 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ) , 02 मई 2022 

3. भूमि दाखिल - खारिज की उक्त शक्ति वैसे राजस्व अधिकारियों को प्रदत्त होगी , जो राजस्व एवं भूमि 
सुधार विभाग द्वारा उक्त अंचलों में अधिसूचित कर पदस्थापित किये गये है तथा उन्होंने वहाँ व्यवहारिक प्रशिक्षण 
प्राप्त कर लिया है । 

4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

5. तथापि , वर्तमान में ऑनलाइन भूमि दाखिल - खारिज अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी द्वारा किये 
जाने का सॉफ्टवेयर निर्माणाधीन है । सॉफ्टवेयर का निर्माण तथा इसके कार्यशील ( Functional ) हो जाने के 
उपरान्त इस अधिसूचना के आधार पर अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी के द्वारा भूमि दाखिल - खारिज 
याचिकाओं के निष्पादन की कार्रवाई की जाएगी । लेकिन जबतक सॉफ्टवेयर कार्यशील नहीं हो जाता है , तबतक 
वर्तमान व्यवस्था के तहत ही सभी भूमि दाखिल - खारिज याचिकओं का निष्पादन संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा 
किया जाएगा । सॉफ्टवेयर कार्यशील हो जाने के उपरान्त एतद् संबंधी सूचना अग्रेतर कार्रवाई हेतु यथाशीघ्र संसूचित 
की जाएगी । 

▬▬▬ 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
सुशील कुमार , 

निदेशक , भू - अर्जन - सह - अपर सचिव | 

अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

बिहार गजट ( असाधारण ) 251-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


